निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 आश्विन 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1092 ) पटना , वृहस्पतिवार, 24 सितम्बर 2015 

सं0 5 / निदेo - महा0 वि0 - 56 - 03 / 2015 — 2940 
अनु० जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग 


संकल्प 


24 अगस्त 2015 
विषयः -बिहार महादलित विकास मिशन के तहत् महादलित विकास मिशन की योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग 

के लिए कार्यरत विकास मित्रों का मानदेय रू0 7000 / - प्रतिमाह से बढ़ाकर 1 अगस्त, 2015 से रू0 
10000 / - (दस हजार रूपया) प्रतिमाह करने की स्वीकृति एवं विकास मित्र के आकस्मिक मृत्यु के मामले में 
36 माह के मानदेय के बराबर अनुदान के अतिरिक्त रू0 4, 00,000 / - ( चार लाख रू0 मात्र) विकास मित्र के 
आश्रित को भुगतान की स्वीकृति तथा विकास मित्रों से कार्य लेने की अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष करने की 
स्वीकृति । 

राज्य सरकार ने बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से महादलितों के विकास के लिए वर्ष 2007 - 08 
में कतिपय योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की थी । उक्त स्वीकृति के आलोक में बिहार महादलित विकास मिशन के 
तहत् महादलित की योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि से महादलित शौचालय निर्माण योजना, विकास मित्रों के मानदेय 
का भुगतान, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, मुख्य मंत्री महादलित रेडियो योजना, सामुदायिक भवन - सह - वर्कशेड 
का निर्माण की योजना, विशेष विद्यालय - सह - छात्रावास, सहायता ( कॉल सेन्टर ), सामुदायिक रेडियो योजना इत्यादि का 
कार्यान्वयन किया जा रहा है । महादलित विकास मिशन के द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन एवं संबंधित क्षेत्र के 
महादलितों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने हेतु विकास मित्र महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते है । विकास 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 सितम्बर 2015 
मित्रों के द्वारा निष्पादित कार्यो की महत्ता को देखते हुए सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय 
निम्नवत् है: 

( क ) बिहार महादलित विकास मिशन के तहत् महादलित विकास मिशन की योजनाओं के कार्यान्वयन में 
सहयोग के लिए कार्यरत विकास मित्रों का मानदेय रू0 7000 / - प्रतिमाह से बढ़ाकर एक अगस्त, 2015 से रू0 
10000 / - प्रतिमाह किया जाता है । 

( ख ) विकास मित्र के आकस्मिक मृत्यु के मामले में 36 माह के मानदेय के बराबर अनुदान के अतिरिक्त रू0 
4, 00 ,000 / - ( चार लाख रू0 मात्र) विकास मित्र के आश्रित को भुगतान किया जायेगा । 

( ग) विकास मित्रों से कार्य लेने की अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष होगी । 

प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशित किया 

जाय एवं इसकी प्रति महालेखाकार एवं सभी विभाग तथा 500 प्रति इस विभाग को उपलब्ध 
करायी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

एस0 एम0 राजू, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1092 - 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic. in 


